. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 भाद्र 19 37 ( श० ) 


संख्या 6 61 राँची , शुक्रवार 


11 सितम्बर, 2015 ( ई०) 


उत्पाद एवं मध निषेध विभाग 


अधिसूचना 
8 सितम्बर , 2015 


संख्या- 1/ नीति- 40 - 091 2012-19 7 8 -- झारखण्ड उत्पाद अधिनियम , 1915 की धारा- 27 एवं धारा- 94 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, समय- समय पर झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 
( अधिनियम II) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सैन्य बलों एवं अर्ध सैन्य बलों के लिए भारत निर्मित 
विदेशी शराब एवं बीयर पर अधिरोपित उत्पाद कर में संशोधन करते हुये,निम्न प्रकार उत्पाद कर का निर्धारण 
करते हैं , यथा . 


क्रमांक 


मदिरा का प्रकार 


उत्पाद कर की दर 


झारखण्ड राज्य में असैनिक आपूर्ति । असैनिक आपूर्ति के लिए निबंधित भारत निर्मित 
के लिए निबंधित भारत निर्मित विदेशी शराब के विभिन्न ब्राण्डों के लिए । 
विदेशी शराब के विभिन्न ब्राण्ड अनुमान्य उत्पाद कर की दर का 50 प्रतिशत् 


2 


झारखण्ड राज्य में असैनिक आपूर्ति 
| के लिए निबंधित बीयर के विभिन्न 

ब्राण्ड 


पूर्व की भाँति असैनिक आपूर्ति के लिये 
अनुमान्य उत्पाद कर की दर के समतुल्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 11 सितम्बर , 2015 


2- प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् ( दिनांक- 01 सितम्बर, 2015 को आहूत बैठक में मद संख्या- 06 के रूप में 
सम्मिलित) का अनुमोदन प्राप्त है । 


यह अधिसूचना, पूर्व में इस विषय वस्तु से संबंधित निर्गत सभी अधिसूचनाओं को अवक्रमित 


___ 3- 
करेंगी । 


4- 


यह अधिसूचना राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ह0 / - असपष्ट , 
सरकार के अवर सचिव , 
उत्पाद एवं मध निषेध विभाग , 

झारखण्ड , राँची । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 66 1. .50 + 200 | 


